निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 36 


18 भाद्र 1937 ( श 0 )) 
पटना , बुधवार , 

9 सितम्बर 2015 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-5 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


--- 


भाग-1 - ख – मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए0, आई0 एससी0, 

बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप ० -इन 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


आदेश, 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 6-11 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 
और 

न्यायालय के आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 


, 


भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


उच्च 


--- 


पूरक 


भाग -4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


12-13 


2 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


vf/ ki puka 

26 अगस्त 2015 
सं ० 1 / अ0-15 / 2012 - सा 0 प्र0-12605 – श्री आर0 के 0 खण्डेलवाल , भा 0 प्र 0 से 0 (89), आयुक्त, 
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के 
अधीन दिनांक 15.07.2015 से दिनांक 14.08.2015 तक कुल 31 ( एकतीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री आर 0 के 0 खण्डेलवाल , भा 0 प्र 0 से 0 (89 ) को दिनांक 15.08.2015 एवं 16.08.2015 को 
राजपत्रित / रविवारीय अवकाश को छुट्टी के अंत में जोड़ने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है । 

3. दिनांक 15.07.2015 से दिनांक 21.07.2015 तक की कार्य अवधि के लिए कुल 05 दिनों के 
आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक -10099 दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया 
जाता है । 

4. महालेखाकार , बिहार, पटना से अनुरोध है कि श्री आर0 के 0 खण्डेलवाल, भा 0 प्र 0 से 0 ( 89) की 
छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेज दें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


14 जुलाई 2015 
सं ० 1 / एल0-30 / 97 – सा 0 प्र0-10108 - श्री राहुल सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 (96), सचिव , निबंधन, उत्पाद 
एवं मद्य निषेध विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार उत्पाद आयुक्त - सह- निबंधन महानिरीक्षक / प्रबंध 
निदेशक , बेल्ट्रॉन, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश ) नियमावली 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के 
अधीन दिनांक 10.08.2015 से दिनांक 27.08.2015 तक कुल 18 ( अठारह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश ( यू 0एस 0 ए0 ) यात्रा की अनुमति के साथ प्रदान की जाती है । 

2. अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री विनय कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 (99 ), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग 
( अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना) अपने कार्यो एवं सभी 
दायित्वों के अतिरिक्त श्री राहुल सिंह द्वारा धारित पदों के प्रभार 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


रहेंगे । 


14 जुलाई 2015 
सं ० 1 / एल0-40 / 1998 - सा 0 प्र0-10177 - श्री एच 0 आर0 श्रीनिवास , भा 0 प्र 0 से 0 (96 ), सचिव, संसाधन , 
वित्त विभाग, बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


3 


के अधीन दिनांक 03.06.2015 से दिनांक 30.06.2015 तक कुल 28 ( अठाईस ) दिनों के रूपांतरित अवकाश 
( 56 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 


कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


fo ùk fo Hkkx 


vf/kpuka 

1 flr Ecj 2015 
सं ० 1 / स्था ०( ले० से ०) -12 / 2014-7624 @ वि ० — श्री क्यामुल हक अंसारी, बिहार वित्त सेवा, कोषागार पदाधिकारी, 
सचिवालय कोषागार , विकास भवन , पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , निर्मली, 
सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ०( ले० से ०) -12 / 2014-7625 @ वि ० — श्री प्रमोद कुमार, बिहार वित्त सेवा, कोषागार पदाधिकारी , 
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन , पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , अरवल के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ०( ले ० से ०) -12 / 2014-7626 @ वि० श्री प्रेम पुष्प कुमार, बिहार लेखा सेवा, अवर बजट 
नियंत्रक - सह - अवर सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय 
कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ०( ले ० से०) -12 / 2014-7627 @ वि ० — श्री विनय कुमार, बिहार लेखा सेवा, वरीय लेखा पदाधिकारी , 
वित्त विभाग , बिहार, पटना को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी , सचिवालय कोषागार , विकास भवन , पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ०( ले ० से ०)-12 / 2014-7628 वि ० — श्री विजय कुमार रजक , बिहार लेखा सेवा, सहायक कोषागार 
पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन , पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ०( ले० से ०) -12 / 2014-7629 @ वि ० — श्री अनिल कुमार सिंह, बिहार लेखा सेवा, जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, नालन्दा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ०( ले० से ०)-12 / 2014-7630 @ वि ० — श्री राम लक्षण सत्याथीं, बिहार लेखा सेवा, जिला भविष्य निधि 
पदाधिकारी, मधेपुरा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , विकास भवन, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सभी स्थानांतरित पदाधिकारी बिना पारगमन काल का उपभोग किये अपने नवपदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान 
करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सभी नियंत्री पदाधिकारी उपरोक्त स्थानान्तरित पदाधिकारियों को उनके प्रतिस्थानी की 
प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था कर अधिसूचना प्राप्ति के साथ विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


vf/dpuk 

29 अगस्त 2015 
सं ० यो 03 / 3-16 / 99-142 (प्र0 स 0 को 0) / योo विo— श्री अशोक कुमार मिश्रा को बिहार राज्य योजना पर्षद , 
पटना के सदस्य, आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र के पद पर अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है । 
2. श्री मिश्रा को राज्य मंत्री को अनुमान्य सभी सुविधाएँ देय होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ 0 दीपक प्रसाद , प्रधान सचिव । 


4 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


27 अगस्त 2015 


INE 6 @ fo0i = k0 & 24 & 44 @ 2015-4774 @ वा ० कर — श्री यतीन कुमार सुमन , बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर 
पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2015 के अपराह्न से अपने पद से त्याग पत्र दिया गया है । श्री सुमन का त्याग पत्र दिनांक 
24.08.15 के अपराह्न से स्वीकृत किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


कार्यालय आदेश 


21 अगस्त 2015 


स ० 1/ एम - 1-1050/ 2015-23— श्री वरदान आनंद , सहायक अभियंता ( असैनिक ), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल सं0-06, पटना जिनकी नियुक्ति विभागीय अधिसूचना सं0-39, दिनांक 22.01.2014 के द्वारा सहायक 
अभियंता ( असैनिक ) के पद पर वेतनमान् - पी 0 बी0-2-9300-34800/ - एवं ग्रेड पे0-5400 / - में की गई थी , का चयन 
संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2013 के आधार पर केन्द्रीय जल अभियंत्रण सेवा 
( वर्ग- क ) के लिए किये जाने एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली 
के द्वारा इनकी नियुक्ति सहायक कार्यपालक अभियंता / सहायक निदेशक पे बैंड - 3-15600-39100 / - + ग्रेड पे0-5400 / 
के पद पर किये जाने के फलस्वरूप श्री आनंद द्वारा दिनांक 20.08.2015 के प्रभाव से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार 
करने का अनुरोध किया गया है । 

2. अत : उपरोक्त के आलोक में श्री वरदान आनंद , सहायक अभियंता ( असैनिक ), लोक स्वास्थ्य रूपांकण 
एवं योजना प्रमंडल सं0-06 , पटना के द्वारा समर्पित तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 20.08.2015 ( अपराह्न) के प्रभाव 
से स्वीकार करते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली में योगदान 
हेतु विरमित किया जाता है । 
3. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 
राजेन्द्र प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव । 


d kj k , o al gikkj sk i fuj h{k kky ; ]x ġ fo Holx 


अधिसूचना 

10 अगस्त 2015 
सं ० कारा / स्था ० ( अधी)01-15 / 2015-4710 — राज्य की काराओं में पदस्थापित बिहार कारा सेवा के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्तभ -4 के पदस्थापन 
स्थल पर पदस्थापित किया जाता है: 
00 in kf/ kd kj h d k ukerFkk or 2 ku i n LFkki u 

10 in LFkki u 
x ġ ft yk 


3 


1 


श्री प्रताप नारायण सिंह, नालंदा 


केन्द्रीय कारा, गया 


अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध कारा एवं सुधार सेवाएँ 
निरीक्षणालय, मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे । 
धारित ग्रेड ( केन्द्रीय काराधीक्षक ) का वेतनमान देय 


होगा । 


2 


श्री राजीव कुमार झा , सहरसा 


मंडल कारा, 


अररिया 


अधीक्षक , केन्द्रीय कारा, गया । धारित ग्रेड ( उप 

काराधीक्षक) का वेतनमान देय होगा । 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


5 


2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल / बिना 
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हुए तुरंत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल पर 
योगदान करना सुनिश्चित करें । 

3. स्थानान्तरित पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को माह अगस्त , 2015 का वेतन नव पदस्थापन स्थल से 
विकलनीय होगा । 


fc g kj & j kt ; i ky d s v kn Ski $ 
v kfej Iqgku h] izkka | fpoA 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

27 अगस्त 2015 
सं0-03 / न्या0-16-01 / 2015-3819 — माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विचाराधीन रिट याचिका (सिविल ) 
सं0-309 / 2003, 330/2001 , 44/2004 एवं 688/2007 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में पारित 
आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0-1124 दिनांक 02.11.2012 द्वारा राज्य में वधशाला के लिए एक कमिटि का 
गठन किया गया है , जिसके क्रमांक -09 में राज्य सरकार द्वारा दो सदस्य नामित करने का प्रावधान है । उक्त प्रावधान के 
आलोक में राज्य सरकार की ओर से दो प्रतिनिधि को निम्नवत् नामित किया जाता है: 
क्र ० सं ० 

नामित प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम 
(1 ) श्री दामोदर प्रसाद 

न्यायाधीश ( सेवानिवृत ) 
( 2 ) श्री कमरूद्दीन बि 0 प्र 0 से0 ( सेवानिवृत ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
जय प्रकाश मंडल,विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 25-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


. 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और 

कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , 
आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


- 


ty I a k ku fo Hkkx 


अधिसूचनाएं 

10 फरवरी 2015 
सं 0 16 / विविध - 09-14 / 14 / 291 - जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई 
परियोजना, भागलपुर का संविलयन पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल के साथ किया जाता है । 

2. विलय के फलस्वरूप पुनर्वास कार्यालय , कोशी योजना, सुपौल में स्वीकृत पदों की संख्या कॉलम 3 के अनुरूप 
है , जिसमें कॉलम 4 में अंकित पद तत्काल सुसुप्तावस्था में रहेंगे एवं शेष कॉलम 5 में वर्णित पद कार्यरत पद माने जायेंगे । 
0 e ka in u ke 

i nokk d ko ky ; 1 d kekh 9 or ko LFkk e 8 dk Zr jI ka 
is uk] I 99 oae /; e j ( kax ; sd X ; sin ka dh 
fl kb Zi fj 

u k] Hkkx y i in ka d h I E | 
d ks fe y kd j d in kadh i 


kar 


क 


3 


5 

1 


1 


01 + 01 = 02 


1 
1 


2 


01700 = 01 


0 


3 


03 + 02 = 05 


3 


2 


4 


00402-02 


0 


2 


5 


1 


1 


6 


0 


3 


01 + 01 = 02 
01 + 02-03 
01-01-02 
02 + 02-04 


7 


1 


1 


पुनर्वास पदाधिकारी 
सहायक पुनर्वास पदा० 
कनीय अभियंता ( अधिदर्शक ) 

पुनर्वास निरीक्षक 

प्रधान लिपिक 
निम्नवर्गीय लिपिक 
वरीय लेखा लिपिक 
कनीय लेखा लिपिक 

टंकक 

भंडारपाल 
परिमापक - सह - प्रारूपकार 

परिमापक 

मापक 
जीपचालक 
अनुरेखक 


8 


2 


2 


9 


01-01-02 


1 

1 


10 


01 + 01 = 02 


1 
1 

1 


11 


1 


12 


01 + 01 = 02 
02 + 02-04 
11 + 08-19 


2 


2 


13 


0 


19 


14 


01 + 01 = 02 


15 


01501 = 02 
01501 = 02 


1 
1 
1 

1 


16 


नलकूप मिस्त्री 


1 
1 
1 
1 
1 

2 


17 


01501 = 02 


18 


02 + 01 = 03 


2 


19 


01 + 01 = 02 


0 


20 


01701 = 02 


1 


21 


01-02-03 


दफ्तरी 
कोषरक्षक 
आदेशपाल 

रात्रि प्रहरी 
कार्यालय चपरासी 
आदेशिका चपरासी 
प्रशाखा चपरासी 

जंजीरवाहक 
3. पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर में स्थायी रूप से स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों 
को दि 0 01.04.15 के प्रभाव से पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल के पदों के साथ उपर्युक्त कंडिका -2 में वर्णित शर्तो 
के अनुरूप विलय किया जाता है । 


1 
1 

1 


2 


22 


03 + 01 = 04 


3 


23 


03 + 02-05 


2 


3 


24 


21 + 15-36 


15 


21 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


7 


4. पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर में लंबित सारे मामले एवं अन्य कार्यो का निष्पादन 
पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल द्वारा किया जाएगा । 

5. पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर में पदस्थापित सभी कर्मचारी संविलयन के पश्चात् 
पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल के कर्मी माने जायेंगे । 

6. संविलयन के पश्चात् पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर के अभिलेखों, संचिकाओं एवं अन्य 
सामग्रियों का प्रभार पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल ग्रहण करेंगे एवं पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल में 
लाकर उसे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार, 

दीपक कुमार सिंह, सचिव । 


kept in 


kept in 


1 


The 10th Febuary 2015 
No. 16/ Misc -09-14/ 14/ 291 - Merger of Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, 
Bhagalpur of the Water Resources Department, Bihar is being done here by with the Rehabilitation 
Office , Koshi Project, Supaul. 

2. Consequent to the merger, the number of sanctioned posts in the Rehabilitation Office , Koshi 
Project, Supaul will be as mentioned in column -3 out of which the posts mentioned in Column -4 will 
remain in dormant condition at present and the remaining posts as mentioned in Column -5 will be 
treated to be working posts . 
SI. No. Designation Total No. of sanctioned 

No. of posts 

No. of posts 
posts in Rehabilitation 
Office. Koshi Project , dormant working 
Supaul and Medium condition condition . 
Irrigation Project, 

Bhagalpur . 
2 

3 

4 

5 
1 Rehabilitation Office 

01 + 01 = 02 

01 

01 
2 Assistant Rehabilitation Office 

01 + 00 = 01 

01 

00 
3 Junior Engineer (Overseer ) 

03 + 01 = 05 

03 

02 
4 Rehabilitation Inspector 

00 + 02 = 02 

00 

02 
5 Head Clerk 

01 + 01 = 02 

01 

01 
6 Lower Division Clerk 

01 + 02 = 03 

00 

03 
7 Senior Division Clerk 

01 + 01 = 02 

01 

01 
8 Junior Accounts Clerk 

02 + 02 = 04 

02 

02 
9 Typist 

01 + 01 = 02 

01 

01 
10 Store Keeper 

01 + 01 = 02 

01 
11 Surveyor -cum -Draftsman 

01 + 01 = 02 

01 

01 
12 Surveyor 

02 + 02 = 04 

02 

02 
13 Mapak 

11 + 08 = 19 

00 

19 
14 Jeep Driver 

01 + 01 = 02 

01 

01 
15 Anurekhak 

01 + 01 = 02 

01 

01 
16 Tube Well Mechanic 

01 + 01 = 02 

01 

01 
17 Daftari 

01 + 01 = 02 

01 

01 
18 Treasury Guard 

02 + 01 = 03 

02 

01 
19 Orderly 

01 + 01 = 02 

00 

02 
20 NightGuard 

01 + 01 = 02 

01 

01 
21 Office attendant 

01 + 02-03 

01 

02 
Process peon 

03 + 01 = 04 

01 

03 
23 Section Peon 

03 + 02 = 05 

02 

03 
24 Chainman 

21 + 15 = 36 

15 

21 
3. The permanent gazetted and non -gazetted posts sanctioned in the Rehabilitation Office, 
Medium Irrigation Project, Bhagalpur are merged with the posts of Rehabilitation Office, Koshi Project, 
Supaul with effect from 01.04.2015 in terms of the conditions mentioned in the aforesaid Paragraph - 2 . 


01 


22 


8 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


4. After the merger all the cases pending in the Rehabilitation Office ,Medium Irrigation Project, 
Bhagalpur and other works will be disposed of and executed by the Rehabilitation Office, Koshi Project, 
Supaul. 

5. All the employees posted in the Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, Bhagalpur 
will be treated as the employees of the Rehabilitation Office , Koshi Project, Supaul after the merger. 

6. The Rehabilitation Officer, Koshi Project, Supaul will assume charge of records, files and 
other materials of the Rehabilitation Office ,Medium Irrigation Project , Bhagalpur after the merger and 
will make proper arrangement to keep the same safely in Rehabilitation Officer, Koshi Project, Supaul. 

By Order of the Governer of Bihar, 

Dipak Kumar Singh , Secretary. 


d k Zr 


d 


9 


3 


5 


1 
1 


विशेष भू 


2 


1 
1 

1 


1 
1 
1 

1 


3 


4 


8 


2 


7 


1 


1 


2 


9 


4 


22 दिसम्बर 2014 
सं0 16 / विविध - 09-15 / 14 / 2162 - जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी 
योजना, सकरी (मधुबनी) का संविलयन विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा के साथ किया जाता है । 

2. विलय के फलस्वरूप विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा में स्वीकृत पदों की सं ० कॉलम 3 के 
अनुरूप है, जिसमें कॉलम 4 में अंकित पद तत्काल सुसुप्तावस्था में रहेंगे एवं शेष कॉलम 5 में वर्णित पद कार्यरत पद माने 
जायेंगे । 
Ø e ka in u ke 

fo 0 Hkøv 0 d k kb ] d kekh ; ks u k] I 4 or ko LFkk 
I djh /e /kq u 17h , oanj Hka k d ks e aj [ kax ; s j [ kaxis 
fe y kd i dy i n kad h 1 & 

in kadh i n kad h 
IE | 8 

4 
-अर्जन पदा० 

01 01 = 02 
प्रधान लिपिक 

01 + 01 = 02 
रोकडपाल 

01 + 01 = 02 
वरीय लेखा लिपिक 

01-01-02 

1 
5 लिपिक 04F04-08 

0 
6 टंकक 01 + 01-02 

0 
परिमापक - सह - प्रारूपकार 

01 + 01-02 
8 प्रारूपकार 02-02-04 

2 
परिमापक 05704-09 

5 
10 मापक 15 + 15-30 

0 

30 
कोषरक्षक 

02 + 02-04 
12 दफ्तरी 

01701 = 02 
कार्यालय चपरासी 

02 + 02 = 04 

0 

4 
14 आदेशिका चपरासी 

04 + 04-08 

0 
15 आदेशपाल 01F01 = 02 

0 
16 जंजीरवाहक 30130-60 

30 

30 
17 पाटलिक (कानूनगो) 

02 + 02 = 04 

2 

2 
18 जीपचालक 

01701 = 02 
3. विशेष 

भू -अर्जन कार्यालय , कोशी योजना, सकरी (मधुबनी ) में स्थायी रूप से स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित 
पदों को दि 0 01.04.15 के प्रभाव से विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा के पदों के साथ उपर्युक्त कंडिका-2 
में वर्णित शर्तों के अनुरूप विलय किया जाता है 

विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) में लंबित भू - अर्जन संबंधी मामले एवं अन्य कार्यों का 
निष्पादन विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा द्वारा किया जाएगा । 

5. विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) में पदस्थापित सभी कर्मचारी संविलयन के पश्चात् 
विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा के कर्मी माने जायेंगे । 

6. संविलयन के पश्चात् विशेष भू - अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) के अभिलेखों, संचिकाओं एवं 
अन्य सामग्रियों का प्रभार विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, दरभंगा ग्रहण करेंगे एवं विशेष भू - अर्जन कार्यालय, 
कोशी योजना, दरभंगा में लाकर उसे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार, 

दीपक कुमार सिंह, सचिव ।। 


11 


2 


2 


1 


1 


13 


8 


2 


1 


faER JGC, 9 THER 2015 


9 


kept in 


1 


01 


The 22nd December 2014 
No. 16 /Misc -09-15 / 14 /2162 — Merger of Special Land Acquisition , Koshi Project, Sakri 
(Madhubani) of the Water Resources Department, Bihar is being done here by with the special Land 
Acquisition Office, Koshi Project, Darbhanga . 

2. Consequent to the merger, the number of sanctioned posts in the Special Land Acquisition , 
Koshi Project, Darbhanga will be as mentioned in column- 3 out of which the posts mentioned in 
Column -4 will remain in dormant condition at present and the remaining posts as mentioned in Column 
5 will be treated to be working posts . 
Si. Designation Total No. of sanctioned 

No. of posts 

No. of posts 
No. 

posts in Spl. L.A.O. 

kept in 
Koshi Project, Sakri dormant 

working 
(Madhubani) and condition condition . 

Darbhanga 
2 

3 

4 

5 
Special land Acquisition officer 

01 + 01 = 02 

01 

01 
2 Head Clerk 

01 + 01 = 02 

01 

01 
3 Cashier 01 + 01 = 02 

01 
4 Senior Accounts Clerk 

01 + 01 = 02 

01 

01 
5 Clerk 

04 + 04 = 08 

00 

08 
6 Typist 

01 + 01 = 02 

01 

01 
7 Surveyor - cum - Draftsman 

01 + 01 = 02 

01 

01 
8 Draftsman 

02 + 02 = 04 

02 

02 
9 Surveyor 

05 + 04509 

04 

05 
10 Mapak 

15 + 15 = 30 

00 

30 
11 Treasure Guard 

02 + 02 = 04 

02 

02 
12 Daftari 

01 + 01= 02 

01 

01 
13 Office attendant 

02 + 02 = 04 

00 

04 
14 Process peon 

04 + 04308 

00 

08 
15 Orderly 

01 + 01 = 02 

00 

02 
16 Chainman 

30 + 30 = 60 

30 

30 
17 Kanoongo 

02 + 02 = 04 

02 

02 
18 Jeep Driver 

01 + 01 = 02 

01 

01 
3. The permanent gazetted and non - gazetted posts sanctioned in the Special Land Acquisition 
Office , Koshi Project, Sakri (Madhubani) are merged with the posts of Special Land Acquisition , Koshi 
Project , Darbhanga with effect from 01.04.2015 in terms of the conditions mentioned in the aforesaid 
Paragraph -2 . 

4. All the Land Acquisition cases pending in Special Land Acquisition Office , Koshi Project, 
Sakri (Madhubani) and other works will be disposed of and executed by the Special Land Acquisition 
Office , Koshi Project, Darbhanga. 

5. All the employees posted in the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Sakri 
(Madhubani) will be treated as the employees of the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, 
Darbhanga after the merger. 

6. The Special Land Acquisition Office , Koshi Project, Darbhanga will assume charge of 
records, files and other materials of the Special Land Acquisition Office , Koshi Project, Sakri 
(Madhubani) after the merger and will make proper arrangement to keep the same safely in Special Land 
Acquisition Office , Koshi Project, Darbhanga . 

By Order of the Governer of Bihar, 

Dipak Kumar Singh , Secretary. 


10 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


29 दिसम्बर 2014 
सं 0 16 / विविध - 09-15 / 14 / 2231 - जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत विशेष भू - अर्जन कार्यालय , 
गंडक योजना, छपरा का संविलयन विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के साथ किया जाता है । 

2. विलय के फलस्वरूप विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर में स्वीकृत पदों की संख्या कॉलम 
3 के अनुरूप है, जिसमें कॉलम 4 में अंकित पद तत्काल सुसुप्तावस्था में रहेंगे एवं शेष कॉलम 5 में वर्णित पद कार्यरत पद 
माने जायेंगे । 
Beka inuke 

fo 0 Høv od k kb ]xd | 4 or ko L Fikk d k Žr 
; ks u k] e IQji , NaNijk e aj [ ka x ; s jl ka x ; s 
d ks fe y kd q inkad hIE in ka in kadh 

dhIE 


d 


d 


प 


3 


4 


1 


01 + 02 


2 


2 


01 + 02 


2 


1 
1 
1 

1 


3 


01 + 02 


2 


4 


01702 


2 


5 


04 + 08 


4 


8 


6 


01702 


2 


1 

1 


7 


01 + 02 


2 


8 


02704 


2 


4 


9 


05 + 10 


10 


5 


10 


15130 


0 


45 


11 


0204 


4 


2 


12 


01701 


1 


1 


13 


2 


4 


02 04 
04F08 


14 


4 


8 


विशेष भू - अर्जन पदा0 
प्रधान लिपिक 

रोकडपाल 
वरीय लेखा लिपिक 

लिपिक 

टंकक 
परिमापक - सह - प्रारूपकार 

प्रारूपकार 
परिमापक 
मापक 
कोषरक्षक 

दफ्तरी 
कार्यालय चपरासी 
आदेशिका चपरासी 

आदेशपाल 
जंजीरवाहक 
कानूनगो 

जीपचालक 
3. विशेष भू - अर्जन कार्यालय , गंडक योजना, छपरा में स्थायी रूप से स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को 
दिनांक 01.04.15 के प्रभाव से विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के पदों के साथ उपर्युक्त कंडिका -2 में 
वर्णित शर्तों के अनुरूप विलय किया जाता है । 

4. विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा में लंबित भू - अर्जन संबंधी सारे मामले एवं अन्य कार्यो का 
निष्पादन विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर द्वारा संपादित किया जाएगा । 

5. विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा में पदस्थापित सभी कर्मचारी संविलयन के पश्चात् विशेष 
भू - अर्जन कार्यालय , गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के कर्मी माने जायेंगे । 

6. संविलयन के पश्चात् विशेष भू - अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा के अभिलेखों, संचिकाओं एवं अन्य 
सामग्रियों का प्रभार विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर ग्रहण करेंगे एवं विशेष भू - अर्जन कार्यालय, 
गंडक योजना, मुजफ्फरपुर में लाकर उसे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार , 
दीपक 

कुमार सिंह, सचिव । 


15 


01 02 


1 


2 


16 


30760 


20 


70 


17 


02703 


3 


2 


18 


01702 


2 


1 


The 29th December 2014 
No. 16/ Misc -09-15 /14/2231 - Merger of Special Land Acquisition, Gandak Project, Chhapra of 
the Water Resources Department, Bihar is being done here by with the special Land Acquisition Office, 
Gandak Project, Muzaffarpur . 

2. Consequent to the merger, the number of sanctioned posts in the Special Land Acquisition , 
Gandak Project, Muzaffarpur will be as mentioned in column-3 out of which the posts mentioned in 
Column- 4 will remain in dormant condition at present and the remaining posts as mentioned in Column 
5 will be treated to be working posts . 


fasr JGC, 9 RACER 2015 


11 


1 
1 


Sl. Designation Total No. of No. of posts 

No. of posts 
No. 

sanctioned posts kept in dormant 

kept in 
in Spl. L.A.O. condition working 
Gandak Project, 

condition . 
Chhapra and 

Muzaffarpur . 
2 

3 4 . 

5 
Special land Acquisition officer 01 + 02 : 03 

02 

01 
2 Head Clerk 

01 + 02 = 03 

02 

01 
3 Cashier 

01 + 02 = 03 

02 

01 
4 Senior Accounts Clerk 

01 + 02 = 03 

02 

01 
5 Clerk 

04 + 08 = 12 

04 

08 
6 Typist 

01 + 02 = 03 

01 

02 
7 Surveyor -cum - Draftsman 

01 + 02 = 03 

01 

02 
8 Draftsman 

02 + 04306 

02 

04 
9 Surveyor 

05 + 10 = 15 

10 

05 
10 Mapak 

15 + 30 = 45 

00 

30 
11 Treasury Guard 

02 + 04306 

04 

02 
12 Daftari 

01 + 01 = 02 

01 

01 
13 Office attendant 

02 + 04304 

02 

04 
14 Process peon 

04 + 08 = 12 

04 

08 
15 Orderly 

01 + 02 = 03 

01 

02 
16 Chainman 

30 + 60 = 90 

20 

70 
17 Kanoongo 

02 + 03 = 05 

03 

02 
18 Jeep Driver 

01 + 02 = 03 

02 

01 
3. The permanent gazetted and Non- gazetted posts sanctioned in the Special Land Acquisition 
Office, Gandak Project, Chhapra are merged with the posts of Special Land Acquisition , Gandak Project, 
Muzaffarpur with effect from 01.04.2015 in terms of the conditions mentioned in the aforesaid 
Paragraph -2 . 

4. All the Land Acquisition cases pending in the Special Land Acquisition Office , Gandak 
Project, Chhapra and other works will be disposed of and executed by the Special Land Acquisition 
Office, Gandak Project ,Muzaffarpur. 

5. All the employees posted in the Special Land Acquisition Office , Gandak Project, Chhapra 
will be treated as the employees of the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur 
after the merger. 

6. The Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur will assume charge of 
records, files and other materials of the Special Land Acquisition Office , Gandak Project, Chhapra after 
the merger and will make proper arrangement to keep the same safely in Special Land Acquisition 
Office , Gandak Project, Muzaffarpur . 

By Order of the Governer of Bihar, 

Dipak Kumar Singh , Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
FER C , 25—571 + 100 - Stococto i 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


. 


बिहार 


गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक ( अ 0 ) 

प्रकाशित 


vijKk v u q akku fo Hkkx 


v kn Š k 

26 vxLr 2015 
सं ० अप० / स्था ० / आरोप-6-09 / 2010-1257 / स्था ० — श्री संतोष कुमार, तत्कालीन वरीय वैज्ञानिक सहायक , 
विस्फोटक प्रशाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार , पटना पर मोहनिया थाना कांड सं0-219 / 2005, दुर्गावती थाना 
सं0-66 / 2004, सासाराम थाना कांड सं0-323 / 2003, सिमरी (बक्सर) थाना कांड सं0-125 / 2002 एवं बक्सर मुफस्सिल 
थाना कांड सं0-133 / 2003 में जाली जाँच – प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के संबंध में संलिप्तता पाये जाने पर अपराध 
अनुसंधान विभाग के ज्ञापांक -754, दिनांक 27.07.2007 के आलोक में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्ञापांक -1427, दिनांक 
01.08.2007 के द्वारा शास्त्रीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई । 

जाली जाँच –प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के विषय पर पटना पुलिस के अनुसंधान के क्रम में हरनौत थाना कांड 
सं0-195 / 2009 एवं भभुआ थाना कांड सं0-344 / 2009 में श्री संतोष कुमार के द्वारा जाली जाँच– प्रतिवेदन तैयार किये 
जाने की बात स्वीकार की गई । 

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध जाली जाँच –प्रतिवेदन निर्गत किये जाने से संबंधित कुल 05 
( पाँच ) कांडों में आरोप गठित करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा -446 / 467 / 468 / 471 / 474 / 420/120( बी ) एवं 
धारा -13(1)( डी 0) भा 0नि 0 अधिo 188 के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्राप्त कर माननीय न्यायालय में 
आरोप - पत्र दाखिल किया गया । 

श्री कुमार का चरित्र, आपराधिक प्रवृति , गैर - जिम्मेदाराना रहने के आधार पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
का संचालन किया गया । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप को सिद्ध पाया 
गया , जिससे सहमत होते हुए निदेशक , विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के द्वारा प्रयोगशाला के आदेश 
ज्ञापांक -553, दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । 

निदेशक , विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के ज्ञापांक -328 / पटना -23, दिनांक 30.04.2015 द्वारा निगरानी 
अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना के ज्ञापांक -328 पटना -23, शास्त्री नगर थाना कांड सं0-175 / 2007 –निग0-742 / अप 0 शा o, 
दिनांक 22.04.2013, धारा -466 / 467 / 468 / 471 / 474 / 420 / 120 ( बी ) भा 0 द0 नि 0 एवं 13 (2 ) सह पठित धारा -13 
(1)( डी ) भ्र0 नि 0 अधि0-1988 एवं धारा -197 50 प्र0 सं 0 एवं धारा -19 भ्र 0 नि 0 अधि0, 1988 के अधीन आरोपों के लिए श्री 
संतोष कुमार , वैज्ञानिक सहायक , बिहार , पटना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्रदान किया गया । 

उक्त बर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक -553, दिनांक 04.07.2014 के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा दिनांक 22.08.2014 को 
प्रभारी निदेशक, क्षेत्रीय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, 
बिहार, पटना के समक्ष अपील दायर किया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध बर्खास्तगी से संबंधित मूल आदेश निदेशक ( धारित वेतनमान 37,400-67,000 + ग्रेड पे 
8700 / - ) द्वारा पारित किया गया, को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 भाग- VII के नियम 24(i) (ii ) में निहित प्रावधान के तहत् पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना के द्वारा 
अपील की सुनवाई पुलिस उप - महानिरीक्षक , केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना के स्तर पर करने का आदेश दिया गया । 


बिहार गजट , 9 सितम्बर 2015 


w 


अपीलीय पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रारूप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 
बिहार , पटना के द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश से सहमत होते हुए श्री संतोष कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को निरस्त 
कर दिया गया । 

अपीलीय पदाधिकारी सह पुलिस उप - महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक 
में श्री संतोष कुमार, तत्कालीन वैज्ञानिक सहायक , विस्फोटक प्रशाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के विरूद्ध 
निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के द्वारा पारित बर्खास्तगी सम्बन्धी आदेश ज्ञापांक -553, दिनांक 
04.07.2014 को यथावत् रखा जाता है । 


आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट, पुलिस महानिरीक्षक ( अपक्ष ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 25-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


